निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 393 ) 


12 श्रावण 1933 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 3 अगस्त 2011 


निगरानी विभाग 


सूचना भवन , पटना । 


अधिसूचना 

___ 2 अगस्त 2011 
सं0 नि०वि०स्था० - 19 / 05 - 4561 — पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या - प्र०2 / स्था० 
07 / 09 / 2011 - 7424( एस) दिनांक 29 जून 2011 के आलोक में श्री अरूण कुमार ठाकुर, सहायक अभियंता का 
योगदान उनके योगदान की तिथि 01 जुलाई 2011 के पूर्वाह्न से स्वीकार करते हुए तकनीकी परीक्षक कोषांग , 
पटना में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

के० के० सिंह, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 393 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic . in 


